364 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 9 , 1988 (MAGHA 20 , 1909 SAKA ) 


[PARTİ 


श्रम तथा रोजगार विभाग 


दिनांक 


19 जनवरी , 1988 


संख्या 2/ 55/ 33--2 श्रम.-- मजदूरी मंदाय अधिनियम , 1936 की धारा 14 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, श्रम विभाग , अधिसूचना संख्या 12/147/ 80-3 श्रम , दिनांक 
13 जुलाई , 1981, 2/ 55/ 83-2 श्रम , दिनांक 11 दिसम्बर, 1984, सम संख्या , दिनांक 6 जून , 1985, तथा इस नियमित 
जारी अन्य सभी अधिसूचनामों के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये श्रम 
विभाग, हरियाणा के मिनिपा अधिकारियों कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने यया विनिर्दिष्ट स्थानीय अधिकारिता में सभी 
कारखानों तथा प्रौदृयोगिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में निरीक्षक नियुक्त करते हैं , अर्थात : -- 


सारणी 


पदनाम 


स्थानीय सीमायें 


म 
संख्या 


1 


थम प्रायुक्त , हरियाणा, चण्डीगढ़ 


2 मुख्य सुलह अधिकारी तथा संयुक्त श्रम प्रायुक्त, 

हरियाणा, चण्डीगढ़ 


3 अतिरिक्त निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

हरियाणा , चण्डीगढ़ 


4 प्रमाणकर्ता सर्जन , हरियाणा , फरीदाबाद 


समस्त हरियाणा राज्य । 


5 


उप - श्रम आयुक्त, हरियाणा, I तथा II चण्डीगढ़ 


, 


6 उप-निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , हरियाणा, 

चण्डीगढ़ 


7 प्रांकड़ा अधिकारी, हरियाणा ( श्रम ) 


8 


श्रम निरीक्षक ( मुख्यालय ) 


9. उप - श्रम अायुक्त, फरीदाबाद 


जिला फरीदाबादा, गुड़गांव तथा महेन्द्रगढ़ । 


10 


उप - श्रम प्रायुक्त , सोनीपत 


जिला सोनीपत , रोहतक , भिवानी, जीन्द तथा करनाल । 


11 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , अम्बाला 


जिला अम्बाला 


( जगाधरी तहसील को छोड़ कर ) । 


12 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, यमुनानगर 


जिला अम्बाला की जगाधरी तहसील । 


13 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, कुरुक्षेत्र 


जिला कुरुक्षेत्र । 


14 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, पानीपत 


जिला करनाल । 


15 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , सोनीपत 


जिला सोनीपत । 


16 


श्रम अधिकारी एवं मुनह अधिकारी, रोहतक 


जिला रोहतक । 


17 


श्रम अधिकारी एवं मुह अधिकारी, भिवानी 


जिला भिवानी तथा जीन्द । 


HARYANA 


PART II 


AKA ) 


GOVT GAZ., FEB: 9 , 1988 ( MAGHA 20 , 1909 SAKA) 


365 


" 


पदनाम 


स्थानीय सीमायें 


संख्या 


18 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, हिसार 


जिला हिसार व सिरसा । 


. 


19 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, गड़गांव 

जिला महेन्द्रगढ़ तथा गुड़गांव । 
20 श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , सकल- I, फरीदाबाद जिला -फरीदाबाद के फरीदाबाद संव्यूह के सैक्टर 11 

.. से . 15, 15 - ए , 

16, 16- ए , 17 से 21, 27 -- ए से 
27- डी और 28 से 35 । 


21 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , सर्कल-II,फरीदाबाद फरीदाबाद संव्यूह के सैक्टर नम्बर 1 से 5 का अड़ोस.पड़ोस, 

प्रेस कालोनी , पंजाबी कालोनी , सैक्टर 24 , इण्डस्ट्रीयल 
एरिया ; फरीदाबाद तथा नया औद्योगिक नगर क्षेत्र । 


22 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, बल्लभगड़ सर्कल , 
फरीदाबाद 


फरीदाबाद संव्यूह के संक्टर 1 से 10 , 22, 23, 

25, 26, मयुरा रोड़ के दोनों ओर स्थित अन्न तथा 
गैडोर टूल्ज ( इण्डिया ) लि ० से वल्लभगढ़ की ओर बल्लभगढ़, 
की अंतिम चुंगी तक और फरीदाबाद जिले का पलवल 
उपमण्डल । 
अम्बाला छावनी बोर्ड का क्षेत्र , अम्बाला संदर नगरपालिका 
समिति सीमा और दिल्ली मार्ग की ओर टांगरी पुल तक 
जी ० टी ० रोड़ का क्षेत्र । 


23 


श्रम निरीक्षक, अम्बाला छावनी 


. 


, 


24 श्रम निरीक्षक , अम्बाला शहर 


जिला अम्बाला की अम्बाला तहसील ( श्रम निरीक्षक 
अम्बाला छावनी के क्षेत्र को छोड़ कर ) । 


25 


श्रम निरीक्षक, पंचकूला 


अम्बाला जिले की कालका तथा नारायणगढ़ तहसील । 


26 श्रम निरीक्षक , कुरुक्षेत्र 


कैथल , पेहवा तथा. गृहला तहसीलों को छोड़कर जिला 
कुरुक्षेत्र । 


27 


श्रम निरीक्षक , यमुनानगर 


नगरपालिका . यमुनानगर की सीमाएं । 


28 


श्रम निरीक्षक , जगाधरी 


अम्बाला जिले की जगाधरी तहसील ( यमुनानगर नगरपालिका 
की सीमाओं को छोड़कर ) । 


29 श्रमं निरीक्षक, करनाल-I 


नगरपालिका , करनाल की सीमायें 


30 श्रम निरीक्षक , करनाल-II 


जिला करनाल ( नगरपालिका की सीमा करनाल की वहसील 

का घरौण्डा टाऊन , तथा पानीपत तहसील को छोड़ कर ) । 
पानीपत शहर का अम्बाला- देहली रोड का पूर्वी भाग तया 
जिला करनाल का समालखा टाऊन । 


31 


श्रम निरीक्षक, पानीपत सर्कल- I 


32 


श्रम निरीक्षक , पानीपत सर्कल- II 


पानीपत शहर का अम्बाला -देहली रोड का पश्चिमी भाग 
तथा करनाल तहसील का घरोण्डा टाऊन । 


33, श्रम निरीक्षक , सर्कल- I , सोनीपत 


. 


सोनीपत जिला को सोनीपत तहसील ( नगरपालिका सोनीपत 
की सीमाओं को छोड़ कर ) , गोहाना तहसील तथा गन्नौर 
उप- तहसील । 


366 


HARYANA GOVT GAZ., FEB . 9, 1988 (MAGHA 20 , 1909 SAKA ) 


( PART r: 


क्रम संख्या 


. 


पदनाम 


स्थानीय सीमाएं 


34 श्रम निरीक्षक , सोनीपत-II 


सोनीपत की नगरपालिका सीमाएं । 


35 


श्रम निरीक्षक , बहादुरगढ़ 


रोहतक जिले की बहादुरगढ़ तहसील । 
जिला रोहतक ( बहादुरगढ़ तहसील को छोड़ कर ) । 


36 


प्रम निरीक्षक , रोहतक 


: 37 


श्रम निरीक्षक, भिवानी 


जिला भिवानी । 


38 


श्रम निरीक्षक, हिसार- J 


39 


श्रम निरीक्षक , हिसार-II 


हिसार की नरगपालिका सीमाएं तथा उप-तहसील आदमपुरा 
फतेहाबाद तहसील और हिसार तहसील ( नगरपालिका हिसार 
की सीमाओं के बाहर का इलाका ) ( प्रादमपुर उप -तहसील 
को छोड़कर ) । 


40 


श्रम निरीक्षक, हांसी 


हिसार जिसे की हांसी तथा टोहाना तहसीलें उप-तहसील , 


उकलाना तथा बरवाला ब्लाक । 


41 


श्रम निरीक्षक , सिरमा 


जिला 


सिरसा । 


42 श्रम निरीक्षक , गुड़गांव -I 


उपायुक्त 

निवास से रेलवे स्टेशन तक पुरानी रेलवे रोड की 
दाई ओरं के सभी कारखाने तथा संस्थाएं । 


43 


श्रम निरीक्षक,. गुड़गांव -II 


उपायुक्त निवास से रेलवे स्टेशन तक पुरानी रेलवे रोर की 

बाईं ओर के सभी कारखाने तथा संस्थाएं तथा सोहना , 
नूंह व फिरोजपुर झिरका कस्बे । 
तहसील महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल को छोड़ कर जिला 
महेन्द्रगढ़ । 


44 


श्रम निरीक्षक, रिवाड़ी 


, 


45 


श्रम निरीक्षक, नारनौल 


जिला महेन्द्रगढ़ की महेन्द्रगढ़ तथा नारनं.ल तहसीलें । 


. 


46 


श्रम निरीक्षक , जीन्द 


जिला जीन्द । 


47 


श्रम निरीक्षक , कैथल 


• जिला कुरुक्षेत्र की कथल, पेहवा तथा गुहला तहसीलें । 


48 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद- I 


देहली बोर्डर से पुराना फरीदाबाद बस स्टैण्ड चौक. ( दाई 

ओर मथुरा रोड़ ) , रेलवे लाईन और नई कालोनी तक । 


49 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद- I 


. 


फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र , नया औद्योगिक नगर -- 1, 2 
तथा मुजेसर । 
मथुरा रोड़ के दोनों ओर पुराना फरीदाबाद बस स्टैण्ड 
चौंक से होलीडे इन और नये प्रौद्योगिक नगर की मार्किट 
नम्बर 3 से 5 तक । 


50 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद- III 


51 


श्रम निरीक्षक , सवर्क 4, फरीदाबाद 


देहली बोर्डर से पुराना फरीदाबाद बस स्टैण्ड चौंक ( मथुरा 
रोड़ के बाईं ओर से नगरपालिका सीमा तक ) । 


52 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद-5 


फरीदाबाद का सैक्टर 22, 23 और 24 । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB . 9 , 1988 (MAGHA 20 , 1909 SAKA) 


361 . 


माम संख्या 


पदनाम 


स्थानीय सीमाएं 


। 


53 अम निरीक्षक , फरीदाबाद -6 


. 


" 


सारा फरीदाबाद जिला (फरीदाबाद के अन्य धम निरीक्षकों 
की सीमाओं को छोड़कर) जिस में उबुमा कालोनी, जवाहर 
कालोनी मोर पंजाबी कालोनी शामिल हैं । 


54 धम निरीक्षक , फरीदाबाद -7 


मै ० गैडोर टूल्ज लि . से बल्लभगढ़ की मंतिम नगरपालिका 
चौंक पोस्ट ( मथुरा रोड़ की दाई अोर से रेलवे लाईन तक ) , 
तथा अरबन इस्टेट फरीदाबाद का सैक्टर 1 से 5 तक तथा 


. 


25 व 26 । 


55 यम निरीक्षक , फरीदाबाद -8 


फरीदाबाद अरबन एस्टेट का सैक्टर 6 से 11 तक । 


मीनाक्षी प्रानन्द चौधरी , 
पायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


- 


- 


.. 


: 


27841 CS ( H )-Govt. Press, U.T. Chd 12 : 


7841 


